निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आश्विन 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 698) पटना, सोमवार , 11 अक्तूबर 2010 


विधि विभाग 


- - - - - - - - 


शुद्धि - पत्र 

___ 13 सितम्बर 2010 
सं0 सी0 / ई0एच0 -38 / 2000 - 4161 / जे0 — विधि विभाग , बिहार , पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना 
सं0 - 2942जे0, दिनांक 08 जुलाई 2010 के क्रम में सूचित करना है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राजकीय 
अधिवक्ता सं0 - 9 के पद पर श्री एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की नियुक्ति की गयी है । टंकण भूल के कारण श्री 
एहसानुद्दीन अमानुल्लाह का नाम मो0 एहसानुद्दीन अमानुल्लाह अंकित हो गया है । 

अतः राजकीय अधिवक्ता संख्या 9 का सही नाम श्री मो0 एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के स्थान पर श्री 
एहसानुद्दीन अमानुल्लाह पढ़ा एवं समझा जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 698 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


